रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


ANDEY 


New 


PH 


. 


+18 
- 


. 


. 


. 


. 


सामान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


MAIN 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 27 , 2014 / चैत्र 6 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 27, 2014 /CHAITRA 6 , 1936 


सं . 771 ] 
No. 771 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014 
का . आ . 901 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 ( 1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी , भारत सरकार के रेल मंत्रालय 
(रेल बोर्ड ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 1242 ( अ ), तारीख 13 मई 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप - खंड ( ii ) तारीख 16 मई 2013 में प्रकाशित , उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड 
फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की 
थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक 
जागरण तारीख 20 जून 2013 और अमर उजाला तारीख 20 जून 2013 के दैनिक समाचार पत्रों, में प्रकाशित 
किया गया था ; 

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप -धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट सौप दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
20ङ की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 
1370 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के 

लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 


क्रम | तालुका का | ग्राम का नाम 
सख्या 

नाम 


| भूमि का 

प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


( 7 ) 


( 1 ) | ( 2) 
1. | शिकोहाबाद 


(3 ) 
(1) उजरई 


निजी 


कृषि 


475 


(2) जिजौली 


निजी 


कृषि 


136स 


0 . 2670 


गाटा । क्षेत्रफल । भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या | हेक्टेयर में 
(6) | 
0 . 1375 उर्मिलादेवी पत्नी श्रीदयाल, प्रतिमादेवी पत्नी 

जयदयाल 
महेन्द्र सिंह पुत्र नैपाल सिंह मीनादेवी पत्नी 

सतीशचन्द्र 
0 . 2200 सुघर सिंह , राजाराम पुत्रगण पातीराम, राजकुमार , 

देव कुमार, अजय कुमार ना बा उम्र 12 बर्ष सं 
इन्द्रवती मॉ पुत्रगण अमर सिंह श्रीमती रामप्यारी 
पत्नी स्व0 पातीराम 
अविनेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, अभिषेक होडल 
पुत्र गोपाल होडल व भूपेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल 
बाबू, कु0 रचना होडल पुत्री गोपाल बाबू, श्रीमती 
पर्वाती पत्नी गोपाल बाबू, शान्तीदेवी पत्नी बच्चू 


2 . | फिरोजाबाद 


(1 ) दोकेली 


निजी 


कृषि 


99 


( 2 ) बरकतपुर । 


निजी 


209 


0 . 3536 


अकृषि / 
आबादी 


सिंह 


| (3) प्रेमपुर रेपुरा । 


निजी 


। 


कृषि 


428 


0 .0270 


(4) सोफीपुर । 


निजी । 


कृषि 


। 


277 


| 


0 .0250 


तारा सिंह पुत्र कलियान सिंह दीवान सिंह पुत्र 
फतेह सिंह, हाकिम सिंह अनार सिंह पुत्रगण 
रघुनाथ सिंह, गंगा सिंह , बनीसिंह , शेरसिंह संजय , 
राजू पुत्रगण भगवान सिंह, श्रीमती किशनदेवी पत्नी 
भगवान सिंह 
नन्नूमल रामसहाय, हरिप्रसाद पुत्रगण जोखीराम , 
पातीलाल, रमेशचन्द्र , गिरीशचन्द्र पुत्रगण कन्हीलाल, 
भवरसिंह पुत्र नन्दराम, किसान ग्रामेघोग समिति 
सोफीपुर अध्यक्ष ओमप्रकाश पुत्र लालाराम 
पूरनचन्द्र, मानपाल, वासुदेव, लालबहादुर,पुत्रगण 
रतनलाल, मायाराम, राकेश कुमार, पुत्रगण शेरसिंह, 
ख्यालीराम, कुवरसिंह केशवसिंह पुत्रगण हेतराम 
श्रीमती भूरीदेवी पत्नी सुरेशचन्द 


निजी । 


कृषि 


। 


13 


0 .0480 


[ फा . सं. 2013 / एल0एम0एल0 / 12 / 7 - ईस्टर्न कॉरीडोर, / 419 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 
MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th March , 2014 
S . O . 901 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), No. 1242 (E ), dated 13 May 2013 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3, Sub -Section (ii), dated 16 May 2013 and issued under sub -section( 1 ) of Section 20A of the 
Railway Act, 1989 ( 24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution , 
maintenance , management and operation of the Special Railway Project , namely , Eastern Dedicated Freight 
Corridor in the District of Firozabad in the State of Uttar Pradesh . 

And , whereas , the substance of the said notification was published in Daily News Paper of Dainik 
Jagran dated 20th June, 2013 and Amar Ujala, dated 20th June, 2013 under sub - section ( 4 ) of Section 20A of 
the said Act; 


And , whereas , no objection has been received by the Competent Authority ; 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of Section 20 ( E ) of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of Section 20 ( E ) of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And, further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 20 ( E ) of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified 
in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railway Project, 

namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh . 


Serial 
Number 


Name of 
Tehsil 


Name of 
Village 


Name of land Owner / Persons 


Taye of 
land L 


I 


Nature of 
land 

(5 ) 
Agriculture 


Gata Area 
Number | in Hectare 

(6 ) 
475 

0 .1375 


( 1 ) 


( 2 ) 
Shikohabad 


( 3 ) 
( 1) Ujrai 


Private 


(2 ) Jijoli 


Private 


| Agriculture 


136 


0 . 2670 


Firozabad 


( 1 ) Dokeli 


Private 


Agriculture 


0 . 2200 


( 2 ) Barkatpur 


Private 


Agriculture 


209 


0 . 3536 


Private 


Agriculture 


428 


0 .0270 


( 3 ) Prempur 
Repura 


(8 ) 
| Urmila devi S /o Shree Dayal, 

Pratima devi W / o Jaydayal 
Mahendra singh S /o Nepal 
singh , Meena devi w /o Satiesh 
chandra 
Sugar singh , Rajaram 
S /oPatiram , Raj Kumar, Dev 
Kumar, Ajay Kumar, Minor 
Gaurdion Mother S / o Amar 
singh , Ram Payrai W / o Patiram . 
Avinesh kumar S /o Rajendra 
Prasad , Abhisekh Hodal S / o 
Gopal Hodal, Bhuprendra 
Kumar S /o Gopal babu , K . 
Rachana Hodal D /o Gopal 
Hodal, Smt. Parvati devi W / o 
Gopal Babu , Shanti devi W /o 
Bachu singh . 
Tara singh S /o Kaliyan singh , 
Divan singh S /o Fatieh singh , 
Hakim Singh , Anar singh 
S /oRagunath Singh ,Ganga 
shree , Bani singh , Sher singh , 
Sanjay , Raju S / o Bhagwan 
singh , Smt Kishan devi W /o 
Bhagwan singh . 
Nanumal, Ram sahai, Hari 
prasad , S /o Jokhiram , Patilal, 
Ramesh chandra , Giresh 
chandra S /o Khanilal, Bhawar 
singh S /o Nandram , Kishan 
Gramodyog samiti Sofipur 
President Om Praksah S /o 
Lalaram . 
Puran chandra , Manpal, 
Bashudev , Lal Bahadur 
S /oRatanlal, Mayaram , Rakesh 
kumar S /oSher singh , 
Khayaliram , Kuwar singh ,Kesav 
singh S /o Hetram , smt Bhuri 
devi W / o Suresh Chandra . 


(4 ) Sofipur 


Private 


| Agriculture 


277 


0 . 0250 


Private 


Agriculture 


13 


| 


0 . 0480 


[F . No. 2013 /LML/12 /7 -Eastern Corridor /419 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


